766 


HARYANA GOVT . GAZ . , JUNE 28 , 2011 ( ASAR . 7, 1933 SAKA) 


PARTI 


राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा 


निर्वाचन सदन, प्लाट नं 0 2, सैक्टर 17, पंचकूला 


- 


134 109 


दिनांक 17 जून , 2011 


आदेश 


क्रमांक एस ० ई० सी ० एम ० ई०/ 2011/1426. - भारतीय संविधान और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम , 1978 एवं हरियाणा राज्य में 
नगरपरिषद्/नगरपालिका के सभी निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग को निहित है । प्राय: आयोग के 
देखने में आया है कि उक्त संस्थाओं के आम चुनाव व उप चुनाव के उपरांत उपायुक्त से निर्वाचित सदस्यों के नाम आयोग को अधिसूचना हेतु 
समय पर प्राप्त नहीं होते हैं । हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में जो नाम आयोग को भेजे जाते हैं उनमें दोनों भाषाओं में नामों की समानता नहीं पाई जाती 
है और यह भी देखा गया है कि ऐसी सूचनाएं भेजने के लिए अधिकारी स्तर पर कोई रुचि नहीं ली जाती है, बल्कि जिम्मेवारी निचले स्तर पर 
ही डाल दी जाती है । कुछ मामलों में तो नाम बिल्कुल ही अलग- अलग होते हैं , जिस कारण आयोग को अधिसूचना जारी करने में अनावश्यक 
देरी होती है और बार-बार शुद्धिपत्र जारी करने पड़ते हैं । 

2. अत: इस प्रवृति को रोकने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करता है और नगर निगम । 
नगरपरिषद्/नगरपालिका से निर्वाचित सदस्यों के नामों की सूची भेजने के लिए पैरा 3 में दिए गए अधिकारियों की जिम्मेवारी निश्चित /निर्धारित 
की जाती है । 


3. उपरोक्त निर्वाचित सदस्यों की सूची आयोग को भेजते समय निम्नलिखित बिन्दुओं की ओर उपरोक्त वर्णित अधिकारियों द्वारा विशेष 
ध्यान दिया जाए : 


चुनाव 


पद का नाम 


कार्यवाही करने बारे 


क्रम 
संख्या 


1 


2 


3 


4 


1. 


आम चुनावा 


सदस्य, नगरपरिषद्/ नगरपालिका उनके निर्वाचित होने की तिथि से तीन दिन के अन्दर-अन्दर सी ० डी ० 
उप- चुनाव के दौरान के मामले में 

तथा प्रिंटिड प्रतियां सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी तथा उपायुक्त द्वारा 
पूर्णत: पड़ताल करके व अपने हस्ताक्षर करके हिन्दी व अंग्रेजी दोनों 
भाषाओं में एक समान रूप से आयोग को अधिसूचना हेतु भेजी जायेगी । 
इसकेपश्चात् वह इन नामों को आयोग द्वारा जारी निर्वाचित सदस्यों की 
अधिसूचना हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं से उनका मिलान करेंगे ताकि 

नामों में कोई त्रुटि न रहने पाये । 
4. इस प्रकार उपरोक्त सभी सदस्यों के नाम आयोग को अधिसूचित करने हेतु भेजे जाने उपरान्त यदि कोई गलती/ त्रुटि पाई जाती है 
तो उसके लिए सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेवार होंगे और लापरवाही के लिए उक्त अधिकारी अनुशासनिक कार्यवाही के पात्र होंगे । 

5. सभी नाम उपायुक्त के माध्यम से आयोग को भेजते समय यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जो नाम आयोग को भेजे जा रहे हैं वह 
हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में एक समान व ठीक हैं । 


6. उपरोक्त सभी नाम Microsoft Excel के Arial font के ( साईज 12) तथा Kruti Dev 013 font के ( साईज 12) में अंग्रेजी व 
हिन्दी भाषा में आयोग को अधिसूचना हेतु भेजना सुनिश्चित करेंगे । 

7. इन आदेशों की दृढ़ता से पालना की जाये । 
8. यह आदेश हरियाणा राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा, जो इसके पश्चात् इस आदेश की प्रारम्भ तिथि होगी । 


आदेश द्वारा, 


पंचकूला : 
दिनांक 16 जून , 2011 


सचिव 
राज्य निर्वाचन आयोग , हरियाणा । 


PARTI] 


HARYANA GOVT. GAZ., JUNE 28, 2011 ( ASAR. 7, 1933 SAKA) 


767 


राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा 


, 


निर्वाचन सदन, प्लाट नं ० 2, सैक्टर 17, पंचकूला 


- 


नमूना 


नगरपरिषद/नगरपालिका का नाम. 


वार्ड नं ० 


नाम 


पिता/ पति का नाम 


पार्टी सम्बन्ध यदि कोई है 


वर्ग 


1 


2 


3 


4 


5 


" दया रानी 


1 . 

धूम सिंह माम चन्द 

" इनेलो 

अनारक्षित 
2 . हरिन्द्र कौर जसबीर सिंह 

***भाजपा 

महिला 
3. पुरुशोतम दास 

निर्दलीय 

अनुसूचित जाति (महिला) 
4 . गीता देवी 

अशोक कुमार निर्दलीय 

अनुसूचित जाति 
5 . नवनीत कुमार नक्षत्र पाल 

** इनेलो 

पिछड़ा वर्ग 
*निर्विरोध चुना गया 
* "इण्डियन नेशनल लोकदल 
*** भारतीय जनता पार्टी 

तैयारकर्ता का नाम व पद , हस्ताक्षर 

चैकासत्यापितकर्ता का नाम व पद , हस्ताक्षर 
( i) रिटर्निंग/ सहायक रिटर्निंग अधिकारी (हस्ताक्षर ) 

( ii ) उपायुक्त ( हस्ताक्षर ) 
दिनांक : 
नोट ( नमूना में दिये गये सभी नाम काल्पनिक हैं । 

STATE ELECTION COMMISSION , HARYANA 
NIRVACHAN SADAN , PLOT NO . 2 , SECTOR 17 , PANCHKULA 

FORMAT 
Name of Municipal Council/ Committee....... 


, 


Ward No. 


Name 


Father s/Husband s Name Party Affiliation if any 


Category 


1 


2 


3 


4 


5 


1 . 


Dhoom Singh 


Mam Chand 


** I.N.L.D . 


2 . 


Harinder Kaur 


Jasbir Singh 


Unreserved 
Women 
Scheduled Caste Women 
Scheduled Caste 


3 . 


Purushotam Das 


*** B.J.P. 
Independent 
Independent 
**I.N.L.D . 


* Daya Rani 
Geeta Devi 


4 . 


Ashok Kumar 


5 . 


NavneetKumar 


Nachater Pal 


Backward Class 


* Elected Un- Opposed 
** Indian National Lok Dal 


*** Bhartiya Janata Party 
Prepared by 
Check /Verified by 

(i) Returning /Assistant Returning Officer (Signature ) 
( ii ) Deputy Commissioner (Signature ) 


Name and Designation of the official/officer 
Name and Designation of the official/officer 


Dated : 


(Note : All the names are given in the format are fictitious). 


